निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 588) 


31 वैशाख 1937 ( श0 ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 21 मई 2015 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

15 मई 2015 
सं0 03 / उ0नि0 / ( BEA ) - 06 / 2015 - 1833 - दिनांक 21.03.15 को द्वितीय बिहार उद्यमी सम्मेलन के 
आयोजन के दौरान मा0 मुख्यमंत्री द्वारा किए गए घोषणा के आलोक में राज्य में उद्यमिता विकास में अवरोधक सभी 
कारणों की समीक्षा कर उन्हें दूर करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से निम्न रूप से त्रिसदस्यीय समिति 
गठित की जाती है : 
श्री त्रिपुरारि शरण , प्रधान सचिव, उद्योग विभाग , बिहार, पटना । 

अध्यक्ष 
2 श्री चंचल कुमार, मा0 मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार , पटना । 

सदस्य 
3 श्री एस० सिद्धार्थ, सचिव, श्रम संसाधन विभाग एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग , बिहार , पटना । सदस्य 

उक्त समिति बिहार Bihar Entrepreneurs Association एवं अन्य Stake holders से विमर्श कर 
निम्नवत् बिन्दुओं पर अपनी अनुशंसा देगी : 
a राज्य के युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु Startup नीति की रूप - रेखा । 

Startup Units हेतु Plug and Play model पर Office space उपलब्ध कराने के संबंध में । 
c राज्य के युवा उद्यमियों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु राज्य में आवश्यक संस्थागत 
आधारभूत संरचना के संबंध में । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

त्रिपुरारि शरण , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


b 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 588 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


